पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“ecthentg /ait / 09 /203-205.” 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-200i.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 276] रायपुर, सोमवार, दिनांक जुलाई 2024--- आषाढ़ 0, शक 946 


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर aca नगर 


अटल नगर, दिनांक 24 जून 2024 
सूचना 


कमांक एफ 4-5 / 2024 /सात-4. - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 4959 (क. 20 सन्‌ 4959) की धारा 408 
सहपठित धारा 258 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अधिकार अभिलेख से संबंधित नियमों में 
संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप बनाना प्रस्तावित करती है, जिसे उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) की 
अपेक्षानुसार उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख से 40 दिवस के अवसान के पश्चात्‌ विचार किया जावेगा। 


कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, सचिव, 
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कक्ष क. एम 4-23 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल 
नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा को विचार में किया 
जायेगा। 


संशोधन प्रारूप 


उक्त नियमों में,- 


प्ररूप क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌:- 


“You क 
[नियम 2 देखिये] 
अधिकार--अभिलेख 
यूएल पिन नं. ...................-- 
राज्य: जिलाः | तहसीलः | afr: पटवारी हल्का नं. | स्थानीय निकाय : ग्राम का ग्राम का 
छत्तीसगढ़ Je नं. : एलजीडी कोड : | नाम: 


55] 


552 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक जुलाई 2024 


स. | सर्वक्षण | भू-खण्ड | क्षेत्रफल | भू- राजस्व प्रयोजन tPA / सरकारी पट्टेदार का नाम, 
क्र. | संख्यांक | संख्यांक (रूपयों में) 2. जाति 

3. निवास 

4. मोबाइल नंबर 

5. आधार नंबर 
4 2 3 4 5 | Cd 7 


नाबालिग होने |पिता/पति का अधिकार की [| संयुक्त खाते की दशा में | भूमि पर faces | कैफियत या 
की स्थिति में नाम, प्रकृति सहखातेदारों का हिस्सा | तथा प्रभार अन्य ब्यौरे 
पालक का नाम 4. बंधक 

2. न्‍्यायालीन 

प्रकियाधीन 

3. भू-अर्जन 

प्रकियाधीन 

4. अन्य 

ae Ee ee 40 44 42 43 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रमेश कुमार शर्मा, विशेष सचिव. 


Atal Nagar, the 24th June 2024 
NOTICE 


No. F4-5/2024/7-. — The following draft amendment in the Rules Regarding Record of Rights, which 
the State Government, in exercise of the power conferred by Section 258 read with Section l08 of the 
Chhattisgarh Land Revenue Code, 959 (No. 20 of 959), proposes to make, is hereby, published as required 
by sub-section (3) of the Section 258 of the said Code, for the information of all persons likely to be affected 
thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of !0 days 
from the date of publication of this notice in the Official Gazette. 


Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified 
period, in office hours, in office of the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and 
Disaster Management, Room No. M |-23, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, District 
Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh. 


DRAFT AMENDMENT 
In the said rules,- 


For Form A, the following shall be substituted, namely: - 


“FORM !A' 
[See rule 2] 
Record of Rights 
UL Pin No.................005. 
State: District: | Tehsil: | R.I-Circle Patwari Halka | Local LGD Code of Name of 


Chhattisgarh No./Sheet No.: | Body: Village : Village : 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक जुलाई 2024 


552 (i) 


S.N. | Survey Plot Area Land revenue Purpose l.Name of the land owner/ 
number | number (in rupees) government lessee, 
2.Caste 
3.Residence 
4.Mobile number 
5.Aadhar Number 
2 3 4 5 | es 7 
In case of Name of father} Nature of | share of co- | Encumbrances and | Remark or other 
minor, name of | /husband rights holders in case | charges on land particulars, 
guardian, of joint holding | |.Mortgage 
2.Under judicial 
process 
3. under process 
Land acquisition 
4. Other 
| 8 | hn aa 0 il 2 3 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
RAMESH KUMAR SHARMA, Special Secretary, 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


